रजिस्ट्री संडीएल०- 33004/ 96 


A 
. 


REGD. NO . D . L .- 33004/ 96 


. 


. . 


. 


U 


. . . 


भारतको राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


. " 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खंड ( i ) 
PART II - Section 3- - Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 441 ] 
No. 4411 


नई दिल्ली, शुक्रवार , दिसम्बर 27 , 1996 / पौष 6, 1918 
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 27, 1996 /PAUSA 6 , 1918 


गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 1996 
सा. का . नि . 592( अ ). - केन्द्रीय सरकार, विदेशी अभिदाय ( विनियमन ) अधिनियम, 1976 ( 1976 का 49 ) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए विदेशी अभिदाय ( विनियमन ) नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 
1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी अभिदाय ( विनियमन ) संशोधन नियम, 1996 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. विदेशी अभिदाय ( विनियमन ) नियम , 1976 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है ) में , नियम 4 के खंड ( क ) में " साठ दिन " 
शब्दों के स्थान पर " चार मास " शब्द रखे जाएंगे । 
3. उक्त नियमों के नियम 8 के उपनियम ( 2 ) में " साठ दिन " शब्दों के स्थान पर " चार मास शब्द रखे जाएंगे । 

प्ररूप वि . अ. - 1क , वि . अ.- 3 और वि . अ.- 8 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे , अर्थात् : --- 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


प्ररूप वि . अ. - 1क 

[ नियम ३ ( कक ) देखिये ] 
संगम द्वारा या उनकी ओर से विदेशी अभिदाय स्वीकार करने के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन । 
[ विदेशी अभिदाय ( विनियमन ) अधिनियम, 1976 की धारा 6 ( 1 ); धारा 6 ( 1क ) और धग 10 ( ख ) के परन्तुक ] 

तारीख... 
सेवा में , 

सचिव , 
भारत सरकार , 
गृह मंत्रालय, नई दिल्ली । 

विषय : विदेशी . अभिदाय ( विनियमन ) अधिनियम, 1976 के अधीन केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन । 
महोदय, 

, इसमें आगे नामित संगम की ओर से विदेशी अभिदाय स्वीकार करने के लिए केन्द्री सरकार की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त 
करने के लिए आवेदन करता हूं । 
3181 GI/96 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - - SEC. 3 (6)] 


__ 1. 


............................ 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


+ 


+ 


I 


I 


+ 


+ 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


( क ) संगम की विशिष्टियां 

पूरा नाम और डाक का पता 


............................... 

.. ..... ...पिन .. .. ... .. 


टेलीफोन नं....... 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


( ख ) संगम के प्रधान/मुख्य कार्यालय का पता 


... ... .. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


+ 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


............ .... 


+ 


+ 


+ + . 


. . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


संगम की ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति की पूरी विशिष्टियां : 
( क ) नाम ( पूरा ) 
( ख ) पिता/ पति का नाम 
( ग ) उपजीविका 
( घ ) निवास का पता 
( ङ ) यदि कोई पदाधिकारी है, तो संगम में धारित पद 
( च ) संगम की कार्यपालक समिति / शासी परिषद् आदि 

के सदस्यों के ब्यौरे 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


क्रम सं . नाम पिता/ पति का नाम राष्ट्रिकता उपजीविका संगम में धारित अन्य पदाधिकारियों पता 

पद, यदि कोई हो । के साथ संबंध , 

यदि कोई हो । 
1 2 

3 
3. अनुज्ञा निम्नलिखित के अधीन चाही गई है : 
( क ) विदेशी अभिदाय ( विनियमन ) अधिनियम, 1976 की धारा 6( 1क ) के अधीन जैसा कि उक्त अधिनियम के अधीन कोई संगम 

रजिस्ट्रीकृत नहीं है ; या 
( ख ) उक्त अधिनियम की धारा 6 ( 1 ) के परन्तुक के अधीन केन्द्रीय सरकार की राजपत्र में प्रकाशित विदेशी अभिदाय स्वीकार करने के 

लिए पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए संगम को निदेश देने वाली किसी अधिसूचना के आधार पर ; 
ग ) उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन केन्द्रीय सरकार के किसी आदेश के आधार पर जिसमें कोई विदेशी अभिदाय स्वीकार करने 

के लिए संगम मेंपूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने की अपेक्षा की गई है । 
4. क्या विदेशी अभिदाय ( विनियमन ) अधिनियम, 1976 के अधीन संगम ने कभी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है ? यदि ऐसा है तो : 

( क ) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तारीख; 
( ख ) मंत्रालय से प्राप्त अंतिम संसूचना का संख्यांक और तारीख, यदि कोई है ; 
( ग ) क्या रजिस्ट्रीकरण नामंजूर किया गया था ; या 

( घ ) क्या रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन अभी भी लंबित है । 
5 . क्या संगम ऐसे प्रकाशन का स्वामी ( मुद्रक / प्रकाशक ) संपादक है, जो प्रैस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 के अधीन एक 

रजिस्ट्रीकृत " समाचार - पत्र " है ? 
6. ( i ) क्या संगम ने निम्नलिखित के अनुसार विदेशी अभिदाय प्राप्त किया है : 

( क ) केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा से , यदि ऐसा है तो अनुज्ञा सूचित करने वाले पत्र का संख्यांक और तारीख बताएं ; या 


[ भाग 1 - खण्ड 3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


لي 


( ख ) केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना, यदि ऐसा है तो प्राप्त किए गए विदेशी अभिदाय की पूर्ण विशिष्टियां, उस बैंक की शाखा 

का पता और खाता संख्यांक जिसमें ऐसा अभिदाय जमा किया गया था । 
(ii ) क्या उपरोक्त ( क ) और 1 या ( ख ) के अनुसार प्राप्त किए गए विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उपयोग का लेखा विहित रीति में 

केन्द्रीय सरकार को भेज दिया गया था ? यदि ऐसा है तो ऐसे लेखे प्रस्तुत करने की तारीख । 
(ii ) यदि अनुज्ञा चालू वर्ष में दी गई थी तो प्राप्त की गई और प्रयोजनानुसार उपयोग में लाए गए विदेशी अभिदाय के ब्यौरे , खर्च न किए 

गए अभिदाय की शेष रकम दर्शित करते हुए संलग्न करने चाहिए । 
पिछले तीन वर्षों के दौरान खातों के संपरीक्षित विवरण के साथ क्रियाकलापों के ब्यौरे, यदि कोई हों । 
विदेशी अभिदाय की प्रकृति और पूर्ण ब्यौरे जिसके अन्तर्गत प्राप्त किए जाने वाले मूल्य भी हैं । कृपया निम्नलिखित संलग्न करें : -- 
(i ) प्रयोजन / कार्यक्रम जिसमें उसके अन्तर्गत आने वाले ऐसे भौगोलिक क्षेत्र ( क्षेत्रों) को भी उपदर्शित करते हुए जिनके लिए विदेशी 

अभिदाय प्राप्त किए जाने और उपयोग में लाए जाने का प्रस्ताव है । 
( ii) विदेशी स्रोत द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव / योजना की एक प्रति जिसमें निधि पोषण और योजित खर्च भी है । 
( iii ) उस प्रस्ताव/ योजना की प्रति ,जिसका विदेशी अभिदाय में से निधिपोषण के लिए अनुमोदन किया गया है ( यह स्तंभ केवल द्वितीया 

या पश्चात्वर्ती/ प्राप्तिकर्ताओं को लागू होता है ) । 
बैंक का नाम और उसकी शाखा का पता जिसके माध्यम से विदेशी अभिदाय प्राप्त करने का प्रस्ताव किया गया है । 
बैंक की उक्त शाखा में विनिर्दिष्ट खाता संख्यांक । 
उस विदेशी स्रोत या स्रोतों की विशिष्टियां जिससे विदेशी अभिदाय प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव है : 
( क ) यदि व्यष्टि है तो उसकी व्यक्तिगत विशिष्टियां जिसमें नाम, वर्तमान पता , स्थायी पता , राष्ट्रिकता और वृत्ति व्यवसाय सम्मिलित है । 
( ख ) यदि कोई संगठन/ संस्था/ संगम/न्यास/ प्रतिष्ठान ट्रेड यूनियन आदि हैं तो उसकी पूर्ण विशिष्टियां, जिसमें निम्नलिखित हैं : 

(i) पूरा नाम और पूरा पता 
( ii ) मुख्य/ प्रधान कार्यालय का पता 
(iii ) लक्ष्य और उद्देश्य 
( iv ) मुख्य कृत्यकारी और महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की विशिष्टियो 

( v) विदेशी स्रोत या निधिपोषण के स्रोत के साथ संबंध/ व्यौहार की प्रकृति । 
( ग ) क्या विदेशी स्रोत कोई विदेशी राष्ट्र सरकार या उसका अभिकरण है । 
कोई महत्वपूर्ण जानकारी जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहे । 

भवदीय 


12. 


( मुख्य कृत्यकारी या प्राधिकृत 

पदाधिकारी का नाम ) 
( संगम की मुहर सहित ) 


घोषणा 
मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई पूर्वोक्त विशिष्टिया सत्य और सही हैं । 


स्थान : 


तारीख : 


( मुख्य कृत्यकारी या प्राधिकृत 

पदाधिकारी का नाम ) 
( संगम की मुहर सहित ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II - SEC . 3(1) ] 
यदि विदेशी अभिदाय चाहे वह मुद्रा रूप में या वस्तु रूप में हो किसी ऐसे व्यक्ति या संगम से प्राप्त की जानी है तो ऐसे व्यक्ति या संगम की 
विशिष्टियां जिसने उसे प्रथम द्वितीय या पश्चात्वर्ती प्राप्तिकर्ता के रूप में प्राप्त किया है ऊपर ग - स्तंभ II के सामने दी जानी चाहिए । 
टिप्पणी : - 1. ऐसे अपूर्ण आवेदन को , जिसके साथ आवश्यक दस्तावेज/ ब्यौरे/ स्पष्टीकरण न लगे हो संक्षिप्त रूप से नामंजूर किए जाने की संभावना है । 

2. यदि किसी स्तंभ के सामने स्थान अपर्याप्त है तो इसके लिए पृथक से उपाबद्ध संलग्न किया जाना चाहिए । 
3. कृपया स्पष्ट अक्षरों में लिखें । 
4. आवेदन पत्र संगम के मुख्य कृत्यकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा । 


प्ररूप वि . अ.- 8 

(नियम ३ क देखिये ) 
विदेशी अभिदाय ( विनियमन ) अधिनियम , 1976 के अधीन विदेशी अभिदाय स्वीकार करने के लिए केन्द्रीय सरकार के साथ रजिस्ट्रीकरण 
के लिए आवेदन पत्र का प्ररूप । 


सं ................ 


तारी . 


तारीख...... 


..... 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


सेवा में , 


सचिव , 


भारत सरकार, 
गृह मंत्रालय, नई दिल्ली । 


विषय : विदेशी अभिदाय ( विनियमन ) अधिनियम , 1976 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन । 


महोदय , 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


......... इसमें आगे नामित संगम की ओर से संगम के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता हूं । 
(i ) संगम का नाम और डाक का पूरा पता : 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


नाम : ........ 


पता : .... .... 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


कस्बा/ नगर 


जिला : ........ 
पिन कोड : .... 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


(ii ) यदि संगम रजिस्ट्रीकृत न्यास या सोसायटी है, तो उसका : -- 

( 1 ) रजिस्ट्रीकरण संख्यांक ..... 
( 2 ) रजिस्ट्रीकरण का स्थान : ........... 
(3 ) रजिस्ट्रीकरण की तारीख : 

( रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाए ) 
( iii ) ( अ ) संगम की प्रकृति : 

( क ) धार्मिक ( ख ) सांस्कृतिक ( ग ) आर्थिक ( घ ) शैक्षणिक 


( ङ) सामाजिक 


( iv ) 


( v ) 


[ भाग II - खण्ड 3 (i ) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
( आ ) यदि धार्मिक संगम है तो निम्नलिखित उल्लेख करें : 

( क ) हिन्दू ( ख ) सिख ( ग ) मुस्लिम ( घ ) ईसाई ( ङ ) बौद्ध ( च ) अन्य 
क्या आवेदक संगम विदेशी अभिदाय ( विनियमन ) अधिनियम , 1976 के अधीन पहले ही रजिस्ट्रीकृत विदेश आधारित संगठन या 
अन्य सहयुक्त संगम की शाखा/इकाई है ? यदि हां तो मूल संगठन का नाम और पता । 
क्या आवेदक संगम ने विदेशी अभिदाय ( विनियमन ) अधिनियम, 1976 के अधीन पूर्व अनुज्ञा के बिना कभी कोई विदेशी अभिदाय 
प्राप्त किया है , यदि हां, तो मुद्रा के मामले में उस बैंक की शाखा का पूर्ण पता और बैंक खाता संख्यांक सहित प्राप्त किए गए विदेशी 
अभिदाय की पूर्ण विशिष्टियां तथा मुद्रा से भिन्न किसी विदेशी अभिदाय के पूर्ण ब्यौरे प्राप्त किए गए लेखाओं सहित प्रस्तुत करना 

चाहिए । 
( vi ) ( क ) संगम के मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य ( संगम ज्ञापन या / अथवा संगम अनुच्छेद की प्रति, यदि लागू हो तो कृपया संलग्न करें ) । 

( ख ) मुख्य उद्देश्य और निश्चित कार्यक्रम जिसके लिए विदेशी अभिदाय स्वीकार/ उपयोग किया जाना है । 

( vii ) मुख्य कृत्यकारी सहित कार्यपालक समिति/ शासी परिषद् आदि के सदस्यों के नाम और पते । 
क्रम सं. नाम पिता/पति का नाम राष्ट्रिकता उपजीविका संगम में धारित अन्य कार्यालय के पता 

पद, यदि कोई हो । पदाधिकारियों 

से संबंध, 

यदि कोई हो । 
1 2 3 

78 


2. क्या संगम, प्रैस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 के अन्तर्गत " समाचारपत्र के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रकाशन के संपादक, स्वामी, 

मुद्रक या प्रकाशक के रूप में कार्य कर रहा है । यदि ऐसा है, तो उसके ब्यौरे । 


3. क्या संगम ने विदेशी अभिदाय ( विनियमन ) अधिनियम , 1976 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण के लिए कभी आवेदन किया है , यदि ऐसा है तो --- 

( क ) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन को प्रस्तुत करने की तारीख । 
( ख ) मंत्रालय से प्राप्त अंतिम पत्र व्यवहार की संख्या और तारीख, यदि कोई है । 
( ग ) क्या रजिस्ट्रीकरण किया जाना नामंजूर किया गया था ? 

( घ ) क्या रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन अभी भी लंबित है । 
4. लेखाओं के संपरीक्षित विवरणों की प्रतियों सहित पिछले तीन वर्ष के दौरान किए गए क्रियाकलापों का ब्यौरा । 
5. कार्य किए जाने वाले क्षेत्र ( क्षेत्रों ) का ब्यौरा । 
6. क्या संगम को , विदेशी अभिदाय (विनियमन ) अधिनियम, 1976 की धारा 5 के अधीन राजनैतिक प्रकृति के संगठन के रूप में विनिर्दिष्ट 

किया गया है । यदि हां , तो अधिसूचना का ब्यौरा ? 
7 . (i) उस बैंक की शाखा का नाम और पता जिसके द्वारा विदेशी अभिदाय प्राप्त किया जाएगा । 
(ii) विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उपयोग के लिए उक्त बैंक की शाखा में संगम का बैंक खाता संख्यांक .. 

भवदीय 
( मुख्य कृत्यकारी ) 
( संगम के लिए और उसकी ओर से ) 

( संगम का नाम ) 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II - SEC. 3 (i) ] 
घोषणा और वचनबंध 
संगम प्रतिज्ञान करता है कि ऊपर दी गई जानकारी सही है और वचनबंध करता है कि --- 
(1 ) यदि संगम के भाम, पता या स्थान या उसके रजिस्ट्रीकरण या प्रकृति या लक्ष्य या उद्देश्यों में कोई परिवर्तन होता है तो ऐसे परिवर्तन के 

दस्तावेजी साक्ष्य के साथ परिवर्तन की जानकारी से केन्द्रीय सरकार ( गृह मंत्रालय ) की तीस दिन के भीतर दी जाएगी । 
( ii ) यदि किसी समय विदेशी अभिदाय ( विनियमन ) अधिनियम , 1976 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दिए गए आवेदन पत्र में उल्लिखित 

पदधारियों में पचास प्रतिशत या उससे अधिक पदधारियों को बदला जाता है तो ऐसे पदधारियों को बदले जाने की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त की जाएगी 

और आगे वचनबंध करता है कि तब तक कोई विदेशी अभिदाय स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि पदधारियों को बदले जाने की अनुज्ञा 

मंजूर नहीं की जाती है । 
( iii ) केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना बैंक की किसी शाखा में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा । यदि बैंक या बैंक की किसी शाखा में 

परिवर्तन किया जाता है तो उसके लिए सुसंगत और न्यायोचित कारण बताएं जाएंगे और 
(1v ) कोई विदेशी अभिदाय को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि रजिस्ट्रीकरण संख्यांक जिसके लिए ऊपरलिखित रूप में आवेदन 

किया गया है या विदेशी अभिदाय (विनियमन ) अधिनियम, 1976 की धारा 6 ( 1क ) के अधीन केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त न कर 
ली जाए । 

( मुख्य कृत्यकारी ) 
( संगम के लिए और उसकी ओर से ) 

( संगम का नाम ) 
टिप्पण : 

(i ) केवल रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति , केन्द्रीय सरकार रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी दिए जाने के लिए, प्रतिबद्ध 

नहीं है । 
(ii ) अपूर्ण आवेदन अर्थात् अपेक्षित दस्तावेज/विवरण/ स्पष्टीकरण के बिना सरसरी तौर पर रद्दकिया जा सकेगा । 
( ii ) यदि किसी स्तंभ के सामने स्थान अपर्याप्त है तो पृथक से कागज संलग्न किया जाए । 


( 1v ) कृपया अक्षर स्पष्ट लिखें । 


1. 


. . . . 44 . . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


.. 


.. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


+ 


+ 


+ 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


प्ररूप वि . अ.- 3 

[ नियम 4( क ) देखिए ] 
संगम का विवरण 
(i ) नाम और पता ( स्पष्ट अक्षरों में )....... 

विदेशी अभिदाय ( विनियमन ) अधिनियम, 1976 की रजिस्ट्रीकरण संख्यांक और तारीख............ 
( ii ) यदि रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो पूर्व अनुज्ञा की संख्या और तारीख ......... 
( iv ) संगम की प्रकृति : सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक , धार्मिक , सामाजिक । 
( v ) पंथ, यदि धार्मिक संगम ( क ) हिन्दू ( ख ) सिख ( ग ) मुस्लिम ( घ ) इसाई ( ङ ) बौद्ध ( च ) अन्य 

प्रयोजन जिनके लिए विदेशी अभिदाय प्राप्त और उपयोग किया गया है । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


[ भाग II - खण्ड ३ ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 

वर्ष के दौरान प्राप्तियां 


प्रयोजन 


पूर्व अतिशेष 


कुल . 


उपयोग 


अतिशेष 


पहले प्राप्तिकर्ता 
के रूप में 
नकद में वस्तु के 

रूप में 


पश्चात्वर्ती 
दूसरे/ प्राप्तिकर्ता 
के रूप में 
नकद में वस्तु के 

रूप में 


( मूल्य ) 
. ............ . . .. 


( मूल्य) 

_ 2 3 ... 
(i) उपासना के स्थानों का 

अनुरक्षण और मरम्मत . 
( ii ) उपासना के स्थानों का 

संनिर्माण और विस्तार 
(iii ) धार्मिक साहित्य का 


प्रकाश्न 


( iv ) उपदेशकों/पंडितों की 


शिक्षा 
( v ) धार्मिक समारोह 
( vi ) अनार्थों की देखभाल 
( vii ) निर्धन, वृद्ध और नि : 

शर्तो के लिए 


सहायता 


( viii ) स्वास्थ्य और परिवार 


कल्याण 


(ix ) प्राकृतिक विपदाओं के लिए 

सहायता 
( x ) विद्यालयों/ महाविद्यालयों के 

भवनों का संनिर्माण और 

विस्तार 
( xi ) विद्यालयों/ महाधिालयों के भवनों 

का मरम्मत और अनुरक्षण 
( xii ) अन्य भवनों का संनिर्माण और 

विस्तार 
( xii ) अन्य भवनों का मरम्मत और 

अनुरक्षण 


[ PART II- - SEC, 3 (i 

8 १ 


5 


7 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 
2 

_345 

6 
(xiv ) अनुसंधान 
( xv ) वृत्तियां/ छात्रवृत्तियां 
( xvi ) कृषि संबंधी कार्य 
(xvii ) पशु पालन 
( xviii ) ग्रामीण विकास 
( xix ) स्वच्छता विज्ञान 
( xx ) आवासन 
( xxi ) पर्यावरण 
( xxii ) सांस्कृतिक कार्यक्रम 
(xxiii ) थियेटर/फिल्म 
(xxiv ) ऐतिहासिक ओर सांस्कृतिक महत्ता के सथानों का 

अनुरक्षण 
( xxv ) कोई अन्य प्रयोजन ब्यौरे सहित । 
पुल योग : 

खाता संख्यांक सहित नामनिर्दिष्ट 
बैंक का नाम और पता 
दातावार प्राप्तियां 
(i) संस्थागत दाता (i) नाम ओर पता रकम प्रयोजन 
(ii) व्यष्टिक दाता ( ii ) माम ओर पता रकम प्रयोजन 
1 .00 लाख रु. से अधिक 
(iii ) अन्य 

(iii ) 

रकम प्रयोजन 

योग : 
___ 5. देशवार प्राप्तियां 

देशों के नाम रकम 


3 . 


( iii ) 


योग : 
घोषणा 


मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई पूर्वोक्त विशिष्टियां सत्य और ठीक हैं । मैं यह भी प्रतिज्ञान करता हूं कि विदेशी अभिदाय का उसी 
प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है । जिसके लिए संगम को रजिस्ट्रीकृत किया गया है /पूर्वानुमति ली गई है । 

मुख्य कृत्यकारी के हस्ताक्षर 

( मुख्य कृत्यकारी का नाम और संगम की मुहर ) 
चाटर्ड एकाउंटेंट द्वारा दिए जाने वाला प्रमाणपत्र 
मैंने / हमने - - - - 


[ भाग II - खण्ड ३ ( i ) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
( संगम का नाम और पूरा पता जिसके अन्तर्गत राज्य और पिन कोड भी है और यदि रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है तो उसका रजिस्ट्रीकरण संख्यांक और 
रजिस्ट्रीकरण का राज्य भी है ), 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखाओं की संपरीक्षा की है और सभी सुसंगत वाहियों और वाउचरों की जांच की 
तथा प्रमाणित किया जाता है कि वह संपरीक्षित लेखाओं के अनुसार है :--- 

(i) -- - - - वर्ष के आरंभ में अग्रनीत 
विदेशी अभिदाय - - रु. -- -- पैसे 


था । 


( ii) कैलैण्डर वर्ष के दैरान 
संगम ने - - रु. - का / के 
समतुर्व्यविदेशी अभिदाय प्राप्त किया - - - - 
(iii ) वर्ष - - - - की समाप्ति पर संगम 
के पास अनुपयोजित विदेशी अभिदाय 

का अतिशेष - --- रु. था । 

(iv) प्रमाणित किया जाता है कि संगम के विदेशी अभिदायों के लेखा और उससे संबंधित अभिलेख विदेशी अभिदाय ( विनियमन ) नियम , 
1976 के नियम 8(1) के साथ पठित विदेशी अभिदाय ( विनियमन) अधिनियम 1976 की धारा 13 में विनिर्दिष्ट रीति में रखे गए हैं । 
( v) ऊपर दी गई जानकारी और संलग्न तुलनपत्र और प्राप्ति और संदाय का विवरण मेरी / हमारी जांच के अनुसार सही है । 

चार्टर्ड एकाउंटेट के हस्ताक्षर 

उसकी मुद्रा और पते सहित 
[ फा . सं. II/ 21022/ 10/ ( 1 )/96 - एफ . सी . आर. ए.1 ] 

गुरचरण सिंह, संयुक्त सचिव 


टिप्पणी : - मूल नियम अधिसूचना संख्या सा . का . नि. 755 ( अ ), तारीख 5 अगस्त, 1976 [ फा . सं . II 21022/ 5/76 एस एण्ड पी ( डी 
आई) ] द्वारा प्रकाशित किए गए थे । उनमें पश्चात्वर्ती संशोधन निम्न द्वारा किया गया है : 

का. आ . 860 ( अ ), तारीख 29 दिसम्बर, 1977 [ फा . सं. II/ 21022/( 2 )4/77 - एफ . सी. आर. ए - 1 ], का . आ . 37 ( अ ), तारीख 18 जनवरी, 
1979 [ फा . सं. II/ 21022/5 ( 5 ) /78 - एफ . सी . आर . ए - 1 ], का. आ . 615 ( अ ), तारीख 27 जुलाई , 1981 [ फा . सं . II/ 21022/ 10( 2 )/ 81 - एफ . सी . 
आर. ए - 1 ], सा . का . नि . 755 ( अ ), तारीख 5 नवम्बर, 1984 [ फा . सं. II/ 21022/ 10( 9 )/ 84 - एफ . सी . आर. ए - 1 ] और सा. का . नि . 179 ( अ ) , 
तारीख 25 मार्च, 1991 [ फा. सं. II /21022/10( 2 )/ 90 - एफ . सी. आर. ए- 1 ] 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 27th December, 1996 
G . S . R . 592 (E ). - In excrcise of the powers conferred by section 30 of the Foreign Contribution (Regulation ) Act, 1976 
(49 of 1976 ) the Central Government hereby make the following rules further to amend the Foreign Contribution (Regulation ) 
Rules, 1976 , namely : 

1 . ( 1 ) These rules may be called the Foreign Contribution ( Regulation) Amendment Rules , 1996 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 

2 . In the Foreign Contribution (Regulation ) Rules, 1976 (hereinafter referred to as the said Rules), in rule 4 clause (a ) for 
the words " sixty days " the words “four months " shall be substituted . 

3. In sub-rule (2) of rule 8 of the said Rules for the words " sixth days", thw words " four months" shall be substituted . 


3/ 21 / 11 / 96 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — SEC . 3 (1)] 


4 . 


For Foras FC -IA , FC - 3 and FC -8 the following Forus shall be substituted , naely 1 


• FORM FC - 1A 
( See Aule 3taal ) 


Application for seeking prior permission of the Central Government for accepting 
foreign contribution by or on behalf of an association . 


11A ) and section 10 (b ) of the Foreign 


Con 


( Proviso to section 611 ) ; section 
tribution (Regulation ) Act, 1976 . ] 


- - -- -- -- -- -- 


Date ------- -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


The Secretary to the Governaent of India , 
Ministry of Hone Affairs, 
NEW DELHI. 


Subject : Application for seeking prior permission of the Central Government 

under the Foreign Contribution (Regulation ) Act, 1976 . 


Sir , 


, on behalf of the Association named here 
after , hereby apply for seeking prior perdission of the Central Governaent for 
acceptance of foreign contribution , 


1. 


( a ) 


RUMUN 


U 


PARINT . 


Particulars of the Association : 
(Full name and postal address . ) 1 


. . . . . , 

1 . .. 


Telephone No. . . . 


1b ) 


.. . . . . . . . 


Address of the principal / Head 
Office of the Association 


IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


Full particulars of the person : ..... .. .... 
applying on behalf of the 
Association : 


( a ) 


Name (in full i 


[ 


1 ]I - UUS 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(0 ) 


Father s /Husband s Nate 


IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


c ) 


Occupation 


IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


(0 ) 


Residential address, 


1 . IIIIIIIIIIIIII . . . 


MIAMIMINIMUI 


. 


le ) 


: 


IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


, 


, 


If an office -bearer , the office 
held in the Association , 


Details of the Rembers of 
Executive Committee /Governing 
Council ett . of the Association ? 


S . No . 


Nane 


Name of father / 
husband 


Nationality 


Occupation 


Address 


Office held 
in the 
association 
if any. 


Relationship 
with other 
office - bearers , 
if any . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1. 


2. 


3. 


4. 


5. 


6. 


7. 


8. 


L 


H 


- 


- 


H 


- 


- 


- 


- 


Whether pereission is sought - 


under Section 11A ) of the Foreign 
Contribution (Regulation ) Act , 1976 15 
an association not registered under the 
said Act; of 


THE GAZETTE OF JNDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II -- Sec. 3 (1)] 


Paes Il--Sec. 30) 


by virtue of a notification of the 
Central Government under proviso to 
section 6 (1) of the said Act, published 
in the official Gazette, directing the 
association to seek prior periission for 
Biceptance of foreign contribution ; 


by virtue of an order of the Central 
Government under Section 10 of the said 
Act requiring the association to seek 
prior permission for acceptance of any 
foreign contribution . 


Whether the association ryer applied for 
registration under Foreign contrabution 
(Regulation ) Act , 1976 , of so : 


a ) 


the date of submission 
for registration 


of application 


b ) 


the nunber and date of last communica 
tion , if any , received fron the Minis 


[ 


whether registration was refused ; of 


whether application for registration is 
still pending . 


15 


Whether the association 
owner /printer / publisher , editor of a publica 
tion which is a registered newspaper " under 
the Press and Registration of Books Act , 
1867 . 


6 . 


(1 ) 


received 


Whether the association ever 
foreign contribution - 


(a ) with prior perdission of the Central 

Governsent, if so , the nueber and date 
of letter conveying the perai 5g on ; or 


(b ) without prior permission , of the Central 

Government , if so , full particulars of 
foreign contribution recerved , address 
of the branch of the bank and account 
number in which such contribution was 
deposited . 


Whether account of receipt and utiliza 
tion of foreign contribution received as per 
ial and or it ) above was sent to the Central 
Government in the prescribed 
Tharisier , 


450 the date of submission of the 
accents. 


[ TI[ - 


g 3 ( i ) ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


= 


( iii ) 


If the permission was granted in the current 

Year , details of foreign contribution re 
ceived and utilised purpose ise, showing the 
unspent balance should be innexed . 


1. 


Details of activities , if any , during the 
past three years alongwith audited statesent 
of accounts , 


Nature and full details of foreign contribu 
tion including value to be received . Please 
attach - 
(il Purposp / progrande for which foreign 

contribution is proposed to be received 
and utilised indacating also the geo 
graphical area ( s ) to be covered . 


113 ? A copy of the proposal/project which has 

been approved by the foreign source for 
funding , including projected putlays , 


(iii ) A copy of the proposal / project which 

has been approved for funding out of the 
foreign contribution . This column 
applies only to second or subsequent 
recipients ) , 


Name of the Bank and address of the branch 
through which foreign contribution is pro 
Posed to be received . 


Specific Account Nurber in the said branch of 
the bank , 


Particulars of the foreign SourCR or the 
source ( s ) t fron which foreign contribution 13 
proposed to be received : 


If Rindividual, his personal 
particulars including nane, 
present address, permanent ad 
dress , nationality , profession , 


THE GAZETTE OF INDIA : FXTRAORDINARY 


[PART 11- SEC , 3 (1)] 


( b ) 


If an Organisation / Institu 
tion /Association ) Trust / Founda 
tion /Trade Union etc. , fu }} 
particulars thereof including : 


i} Full nate and 

address 


complete 


( ii) Address of Head 

Office /Principal Office 


( iii) Aids and objects 


(iv) Particulars of Chief 

Functionary and inportant 
office bearers 


( v ) 


Nature 

of 
connections/ dealings with 
the foreign source of the 
funding source . 


(c ) 


Whether the foreign source is a 
Bover naent of a foreign country 
or agency thereof . 


12 . 


Any other information of significance which 
the applicant way like to furnish , 


Yours faithfully , 


[ Name of the Chief Functionary 

or authorised office - bearer 
( math seal of the association ) 3 


Declaration 


I hereby declare that the above particulars furnished by me are true and 


correct . 


Place 


Date 1 


Signature of the applicant 
[ Name of the Chief Functionary 
or author i sed office -bearer 
(with spal of the wsociation ) ] 


[ YTT II - Tug 3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


If the foreign contribution , whether currency or article is to re 
ceived from any person or association who has received the same as 
first , second or subsequent recipient , particulars of such person or 
association should be given against column 11 above , 


Note : 


1 . An incomplete application i. & , without necessary 
documents /details / explanations is likely to 
be rejected suomarily . 


2. In case the space against any column is insufficient , 
separate annexure should be attached . . 


J. 


Please use capital letters . 


4 . The application shall be signed by the Chief Functionary or 
authorised office - bearer of the association . " 


" Forn FC - 8 
I See rule 3A ) 


Form of application for registration with the Central Government under 
Foreign Contribution (Regulation ) Act , 1976 for acceptance of Foreigo Contribu 
tion . 


No . 


- - - - 


- - - - 


Date 


The Secretary to the Government of Inora , 
Ministry of Home Affairs , 
New Delhi , 


Sub : 


Application for registration under the Foreign Contribution 
(Regulation ) Act , 1976 , 


Sir , 


on behalf of the Association named hereafter , 
after , hereby apply for registration of the Association naped hereunder : 


111 


Name of the Association and its complete postal address: 


Name 


: 


- 


- 


+ 


+ 


Address : 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Town / city : 


4 


District : 


State : 


PIN Code : 


--------- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - Sec . 3 (1)] 


lii) 


If the Association is u registered Trust or society , its r . 


(1) 


Registration No . 


1 


( 2) 


Place of Registration : 


(3) 


Date of Registration : 
(Certified copy of the 
Registration Certificate 
to be attached ) . 


(iii ) 


(A ) 


Nature of the Association 1 


Tal Beligious 


(bi Cultural 


(c) Economic 


(d) Educational 


(B) Social 


{B ) 


If a religious Association , state whether 1 


fa ) Hindu 


(b) Sikh 


(c ) Musli . 


(d ) Christian 


(e ) 


Buddhist 1f ) Others 


( iv ) 


whether the applicant association is a branch 
unit /associate of foreign based organisation 
On another association already registered 
under Foreign Contribution (Regulation ) Act, 1976 ; 


If so , made and address of the parent organisation , 


Whether the applicant association ever received 
foreign contribution without prior peranssion 
under the Foreign Contribution (Regulation ) Act , 
1976. If so , full particulars of foreign contribu 
tron received alongwith complete address of, the bank 
branch and Bank Account Number in case of currency , 
and complete details of foreign contribution other 
than Currency, received alongwith the accounts should 
be furnished . 


( vi ) (a ) 


Nain als and object (s ) of the association please 
enclose a copy of Memorandum of the Association 
and/ or Article of Associatior , if applicable). 


(b ) 


Main object ( sland definite programbell for which 
foreign contribution is to be accepted / utilised . 


[* ] -Tue 30)] __ 


[ YTT 11 - T 


3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


tante sempre _ 


vii ) 


Nares and addresses of the Meaders of Executive Conaittee /Govern 
ing Council etc . , including the Chief Functionary : 


S . No . 


Naat 


Name of father / 

husband 


Nationality 


Occupation 


Address 


Office held Relationship 
in the with other 
185ociation , office- bearers , 
if any , if any , 


- 


- 


- 


- 


- 


5. 


Bo 


?. 


B. 


AULA 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Whether the Association is functioning as 
editor , owner , printer or publisher of a publication 
registered as " newspaper " under the press and Registre 
tion of Books Act , 1867 . 


If so , the details thereof . 


Whether the association ever appland for 
registration under FCIRI Act , 1976 , if 50 


(a ) the date of subpi951on of 

application for registration 


(b ! the number and date of last 

Copaunication , if any , 
received from the Ministry . 


registration 


was 


( c ) whether 

refused 


(d ! whether application for 

registration is still perd 
179. 


Detsug of activities during the past three years 
alongwith copies of audited statement of accounts , 


3181 /61/96 - 3 


18 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec . 30 )] 


Details of arrab) of operation , 


Whether the association has been specified as an 
organisation of a political naturt, not being a polit 
ical party under Section 5 of the Foreign Contribution 
(Regulation ) Act, 1976 . 


If so , the details of the notification , 
(i ) Nane and address of the branch of the bank through 

which foreign contribution shall be received . 


(11 ) 


Bank account number of the association in the 
said branch of the bank for receipt and utilisa 
tion of foreign contribution 15 . 


Yours faithfully , 


( Chief Functionary ) 
for and on behalt of the Association 

Name of the Association ) 


Declaration and undertaking 


The issociation naved hereinabove affires that 
furnished above is correct and undertakes : 


the inforzation 


(1 ) 


to inform the Central Governsent Ministry of Home Affairs) within thirty 
days 14 any change takes place in regard to the nate of the association , 
its address , its registration , its nature, its ains and objects with 
documentary evidence effecting the change ; 


( ii ) 


to obtain prior permission for change of office -bearer ( s ) if at any point 
of time such change causes replacement of 50 % or more of the office -bear 
ers as were mentioned in the application for registration under F . C . (R ) 
Act , 1976 and undertakes further not to accept any foreign contribution , 
except with prior permi 58100 , till the permission to replace the 
office - bearer ( s ) has been granted ; 


( iii ) not to change the bank or branch of the bank without prior per mi59100 of 

the Central Governant. The reasong for change of bank or branch of the 
bank shall have to be relevant and justifiable ; and 


Loyi 


not to accept any foreign contribution , unless it has obtained ejther the 
registration number , as applied for hereinabove , or prior porsission of 
the Central Governnent under section 6 ( 1A ) of the Foreign Contribution 
(Regulation ) Act , 1976 . 


1 Chief Functionary 
for and on behalf of the Association 

( Nane of the Association ) 


[141 1– ast3(1)] _ 


[ YTT II -- UTVU 3 ( i ) ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Note : 


( i ) The receipt of application for registration is not 

committent for grant of registration by the Central 
Governtent 


fii ) An incomplete application i .. without required 

documents /details/ explanations is likely to be rejected 
SUMarily ! 


liii ) In case the space aqainst any column is insufficient 

wparate shents should be attached , and 


liv ! Please use capital letters . 


· FORM FC - 3 
1 See rule 4 (a ) ) 


1. 


Association s details 


( i) Nase and address 

( in capital letters) 


lii ) Registration No . & Date 

[ under FCIR ) Act , 1976 ] 


( iii) Prior Porzission No . & Date , 

if not registered 


( iv ) Nature of association 


: 


Cultural 


Economic 


Educational 


Religious 


Social 


(v ) Denomination in case of 

religious associations 


: 


(a ) Hindu 


(b ) Sikh 


Ic ) Musli. 


(d ) Christian 


le ) Buddhist 


( f) 


Others 


2 . 


Purpose for which foreign contribution has been received and utilised i 


I In Rupres ) 


Purpose 


Receipt during the year 


Utilised 


Balance 


Pravidus 
Balance 


Total 


As lot 
Recipient 


As Second 

subsequent 
recipient . 


In 
cash 


In 
kind 
(value ) 


In 
cash 


In 
kind 
( value ) 


- 


- 


- 


- 


2. 


3. 


4. 


5. 


6. 


7. 


8. 


9. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


il 


Maintenance and repair of 
places of Worship , 


11 ) 


Construction and extension 
of places of Worship . 


110) Publication of religious 

literature . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II — Sec . 3 (1)] 


iv ) 


Education of Preachers / 
Priests. 


Y ) 


Religious functions . 


vi) 


Cart of orphans , 


vii) Help for poor , aged and 

destitute . 


viil ) Health and fanily welfare 


ix ) 


Relief for natural 
calanity 


x ) 


Construction / extmsion of 
School / College buildings , 


xil 


Repair / naintenance of 
school / college buildings . 


xii ) 


Construction / extension 
of other buildings . 


siii ) Repair /maintenance of 

other buildings . 


xiy) Research 


XY) 


Stipend / scholarships 


xvi ) 


Agricultural activities . 


xvii) Animal Husbandry . 


xviii) Rural Development 


xix ) 


Sanitation , 


Housing 


xxi) 


Environsent 


wxii) Cultural prograsses 


xxiii ) 


theatre /Files . 


xxiv ) 


Maintenance of places 
of Historic and 
Cultural importance . 


XXV ) 


Any other purpose 
with details . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - 


HYHRE - - Nuur- - - - 


- -Omh 


In 


Tu - - 


- Nuumitin 


GRAND TOTAL : 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


- 


H 


- 


- 


+ 


-- 


- 


-- 


-- 


- 


-- 


-- 


- 


-- 


- 


-- 


-- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


+ 


+ - 


+ 


+ 


- 


- 


[ YTT II - 645 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Make I address of the 
designated Bank with 
Account Number 


Donorwise Receipts 


- 


- 


1 ) 


Institutional donors 


Nene (? ) and Address (es ) 


Apount 


Purpose ( 1 ) 


ii ) 


Name and Address 


Anpunt 


Purpose (s ) 


Individual donors 
above Rs . 1. 00 lakh 


jill Others 


Amount 


Purpos ( ) 


( ii ) 


TOTAL 1 


Menu 


5. 


Countrywise receipts 


Name of the countries 


Arount 


lis 


( ii ) 
(151 ) 


- 


- 


- 


- 


TOTAL : 


Declaration 


I hereby declare that the above particulars furnished by te tre true and correct . I also affira that the 
foreign contribution has been utilised for the purposr for which the association has been registered / prior 
pergission obtained. 


Place 
Date : 


Signature of the Chief Functionary 
(Nane of the Chief Functionary and 
Seal of the association ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec , 3( 1)] 


Certificate to be given by Chartered Accountant 


- - - - - 


I WE have audited the accounts of 


1 


1 


1 


STAN 


I name of association and its full address including State and Pin code , if registered society, its registration 

number and State of registration , for the year ending 31st March , . - - - -- - and exabined all relevant 
bocks and vouchers and certify that according to the audited accounts : 


lil 


the brought forward foreign contribution 
at the beginning of the year was Rs . 


(ii ) foreign contribution of 1 worth Rs , 

was received by the Asociation during 
the year 


tzin ) the balance of inutilized foreign 

contribution with the association 
at the end of the year -- - - -- Was R $ 


liv ) Certified that the Association has maintained the accounts of foreign contribution and records relating 
thereto in the banner specified in section 13 of the Foreign Contribution Aegulation ) Act, 1976 read with rule 
B (1 ) of the Foreign Contribution (Regulation ) Rules, 1976 , 


lv The information furnished above and in the enclosed Balance Sheet and Statement of Receipt and Payment is 
correct as checked by me I us . 


Signature of Chartered Accountant with soal and address 


[F . No. 11/ 21022 / 10 ( 1) /96 -FCRA , IJ 

GURCHARAN SINGH , Jt. Secy. 


Foot - note 


; 


The principal Rules were published vide notification 6 . 5 . k. 755 (E ), 
dated the 5th August , 1976 ! F , No . 11/ 21022/ 5 / 76- S& P (D - I) 
and subsequently spended vide $. 0, B 1 ) , dated 29th December , 1977 
( S . No . 11 / 21072 / 4 (21 / 77 -FCRA- 3 ), 5 . 0. . JIE ) , dated the 18th January , 1979 

F . No . 11 / 21022 / 5157 / 78 - FCRA - I) , S .O . 615 (E ) , dated 27th July, 1981 
(F .No. 11/ 21022 / 10121 / 81 -FCRA - I) , 6 . 9 .R . 755 ( E ), 5th November , 1984 
1F .No. 11/ 21022 / 1019 ) / 84- FCRA - I) and 6 . 5 .8 . 179 1E ) , dated the 25th March , 1991 
IF . No . 11/ 21022 / 1012 ) / 90 - FCRA - I ) . 


Printed by the Manager, ( ovt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by tho Controller of Publications, Delhi-110054 - 1996 


